रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )-72 


REGISTERED No. D . ( D . N.)- 72 


mar 


Madth 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - - Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 70 ] 
No. 70 ) 


नई दिल्ली , बुधवार, फरवरी 22, 1984 / फाल्गुन 3, 1905 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 1984 /PHALGUNA 3, 1905 


- 


- 


2ERA 

- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate 

compilation 


m 


ma 


( च ) “अनुज्ञापन प्राधिकारी " से चाय बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत 


वाणिज्य मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1984 
का० आ० 108 ( अ ) :- - केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम , 1953 
( 1953 का 29 ) की धारा 30 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित 
...1 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश 
करती है, अर्थात् : - - . 
____ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इम आदेश का नाम चाय 
निर्यात - अनुज्ञापन विनियमन ) आदेश , 1981 है । 

( 2 ). यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के 
. .सान के पश्चात् प्रवृत होगा । 
. 2. परिभाषाएं : इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ मे अन्यथा 
मित न हो :---- 
( क ) “ अधिनियम " से चाय अधिनियम , 1953 अभिप्रेत है ; 
( ख ) “ प्ररूप " से इस आदेश से अनु लग्न प्ररूप अभिप्रेत है ; 
( ग ) "हरी चाय " से विनिर्मित चाय की ऐसी किस्में अभिप्रेत हैं , 

जिन्हें वाणिज्यिक रूप में हरी चाय कहा जाता है ; 
( घ ) “तत्काल चाय " से चाय के जलीय सार के निर्जलीकरण द्वारा 

व्युत्पन्न जल विलेय चाय चूर्ण अभिप्रेत है ; 
( 3 ) " अनुज्ञप्ति " से इस आदेश के उपबन्धों के अधीन अनु दत्त 

अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ; 
1460 GI / 83 - 1 


( छ ) “ पैकेट चाय " से ऐसे यूनिट पैकों या आधानों में पैक की गई 

चाय अभिप्रेत है जो किसी प्रांड नाम से फुटकर विक्रय के 
प्रयोजन के लिए मामूली तौर से रखे जाते हैं और जिन्हें 
चाय बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है तथा इनके अन्तर्गत ऐसे 
पैकेज भी हैं जिन्हें “जोटा " पैक कहा जाता है और जिनमें 
दो पैकेट एक साथ पैक किए जाते हैं और ऐसे एक आधारिक 
पैक यूनिट में चाय का शुद्ध भार एक किलोग्राम से अधिक 

नहीं है ; 
( ज ) “ चाय थैली " से पैकेट अभिप्रेत हैं जिनमें संमिश्रित चाय या 

संसाधित चाय , फिल्टर पेपर या नाइलान जालियों से बनी 
ऐसी थैलियों में रखी गई है जिसमें प्रत्येक में 20 ग्राम से 
अधिक चाय नहीं है और जिन्हें सीधे ठंडे या गर्म जल में 
डुबोकर चाय लिकर का निसबन किया जाता है, ऐसी थैलियों 

का वाणिज्यिक नाम चाय थैली है ; और 
( झ ) “ चाय बोर्ड " से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापितः चाय 

बोर्ड अभिप्रेत है । 
3. निर्यात अनुज्ञापन : - किसी चाय का निर्यात तब तक नहीं किया 
जाएगा जब तक कि वह इस आदेश के उपबन्धों के अनूसार जारी की 
गई किसी अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत नहीं है : 


( क ) केन्द्रीय सरकार या चाय बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से ; 
( ख ) डाक पार्सल के माध्यम से ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - SEC. 3(ii)] 

-- -- - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - 
( ग ) यात्रियों के वैयक्तिक बीजवस्त के रूप में ; 

9. कुछ परिस्थितियों में निर्यात अनुज्ञप्ति अनवत्त करने से इंकार 

करना : अनुज्ञापन प्राधिकारी या पैरा 3 के उप-पैग ( क ) के मधोन 
( घ ) किन्हीं गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए , 

इस निमिन विनिर्दिष्टत : प्राधिकृत अधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी कर सकता 
निर्यात की गई पाय के लिए कोई अनुशाप्ति अपेक्षित नहीं है । 

है या आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुमप्ति 
4. निर्यात संविधाओं का रजिस्ट्रीकरण : चाय के निर्यात के लिए 

जारी करने में इंकार कर सकता है किन्तु यह तब जब वे इस निष्कर्ष 
प्रत्येक संविधा अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष मिस्ट्रीकरण के लिए, ऐसी 

पर पहुंचे कि निर्यात संविदा के रजिस्ट्रीकरण के ममय कोई तात्विक 
मंविदा पूर्ण होने के दिन से ग्यारहवें दिन के पश्चात् , प्रस्तुत की जाएगी , 

विशिष्टि के बारे में दुर्यपदेशम फिय , गया है । 
परन्तु निम्नलिखित से संबंधित किसी संविधा का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित 

10. अपील : ऐसा कोई व्यक्ति , जो रा 5 के अधीन निर्यात संविधा 
नहीं होगा , अर्थात् : 

रजिस्टर करने से इंकार करने वाले या पैरा 9 के अधोम अमुशप्ति जारी 
( क ) पकेट चाय , तत्काल चाय, चाय थैलियों या हरी चाय के 

किए जाने से कार करने वाले आधेश से व्यपित है, ऐसे इंकार किए 
निर्याप्त से ; और 

जाने के आदेश के तोम दिन की अवधि के अन्दर , केन्द्रीय सरकार को 
( 1 ) कलकत्ता , सिलीगुड़ी , गौहाटी , अमसमर, कोचीन , कुनर या 

अपील कर मकेगा और केन्द्रीय मरकार नदुपरि मामले का बिमिाचय 
कोयमबतूर में किए गए नीलामों द्वारा क्रय की गई चाय या करेंगी । 
विदेश में सजनिक नीलामों के लिए परेषित पाय के निर्यात 

11. अनुशप्ति की शसे : ( 1 ) प्रत्येक अनुज्ञप्ति के बारे में यह मममा 

जाएगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी को म्यक्तिगत रूप से दी गई है और किसी 
5. रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्यात संविदाओं का प्रस्तुत किया जामा : भी अनुज्ञप्ति का विक्रय या उसका अन्यथा अन्तरण नही किया जाएगा । 
( क ) इस आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित पाय के निर्यात 
की , प्रत्येक संविधा प्राप क में अमुशापन प्राधिकारी के समक्ष या पाय 

( 2 ) जहां मोई अनुप्तिधारी अपने कारवार को किसी अन्य व्यक्ति 
बोर्ड के किमी ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जिसे अमज्ञापन 

को विक्रय करता है या अन्यथा उसका अन्नग्ग करता है , वहाँ केसा या 

अन्तरितो हम आदेश के उपबंधों के अनुसार एक नई अननि अभिप्राप्त 
प्राधिकारी में इस निमिस विनिविष्टनः प्राधिकृत किया है । 

करेगा । 
( ब ) ऐसी प्रक संविधा के साथ किसी स्वतन्त्र दलाल द्वारा , जिमका 
नाम पाय गोर्ड द्वारा रखे गए पैनल में है, बाय की बाबत मूल्यांकन रिपोर्ट 

( 3 ) पदि कोई अनुशनिधारी इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले 
कारबार की बावत कोई भागीदारी करता है, तो यह ऐमी भागीदारी करने 

के तीस दिन के अन्दर उस तथ्य की रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेगा 
( ग ) अनुज्ञापन प्राधिकारी या उप पैरा ( क ) के अधीन प्राधिकृत 

और अनुशप्ति में समुचित संशोधन करवायेगा । 
माधिकारी, संविदा की संवीक्षा करने के पश्चात् और मूल्यांकन रिपोर्ट 
तषा अम्प बातों के साथ -साप विद्यमान कीमतों भोर संविवागत कीमत , 

( 4 ) यदि अनुशप्ति धारण करने वालो भागीदारी का विषटन हो 
अन्तर्वलित मावा और गन्तव्य स्थान को ध्यान में रखते हुए, किसी सविधा जाता है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे विषटन के ठीक पूर्व भागीवार 
को रजिस्टर करेगा या रजिस्टर करने से इंकार करेगा ; 

पा , उसके तीम दिन के अन्दर विषटन की रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी 

को करेगा । 
( 1 ) किसी संविदा को रजिस्टर करने से इंकार करने के कारणों 
को लेबपत किया जाएगा और ऐसे कारण रजिस्ट्रीकरण की प्रार्थना की प्राप्ति ___ 12. आवेशों और निवेशों की तामील : पैरा 5 में उपपैरा ( क ) के 
की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, आवेदक को संसूचित किए आएंग ; 

अधीन इम मिमिस्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत अनुमापन प्राधिकारी या 

अधिकारी द्वारा किया गया कोई निदेश या जारी किया गया कोई आदेश , 
( * ) अनुमापन प्राधिकारी, इस आदेश के अधीन अपमे कृत्यों के 
निर्वहन में सलाह प्राप्त करने के लिए, विशेषज्ञ का एक पैनल नियुक्त 

( क ) साधारण प्रकृति के या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभाषित 
कर सकता है । 

करने वाले किसी आदेश की दशा में , राजपत्र में अधिसूचित 

किया जाएगा , और 
6. रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि : "पैरा 5 के उप-पैरा 
( ग ) के अधीन अनुदास र्गजस्ट्रीकरण , ऐसे रजिस्ट्रीकरण के अनुदान की 

( स ) किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को निर्देशित किसी आवेम को बसा 
मारीब से नये दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा , परन्तु रजिस्ट्री 

में ऐसे व्यक्ति पर निम्नलिखित गति में तामील किया जाएगा 
करण की विधिमाम्यता की अवधि को 30 दिन तक के लिए विस्तारित किया जा 

( i ) उस व्यक्ति को परिवस्त करके या वेफर , या 
सकता है । यदि अनुशापन प्राधिकारी या पैरा 5 के उप -पैरा ( क )के अधीन इस 
निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी का ऐसा निस्तारण चाहने के लिए 

( ii ) यदि वह इस प्रकार परिषस्त नहीं किया जा सकता 
कारणों की पर्याप्तता के बारे में समाधान हो जाता है । 

या नहीं दिया जा सकता, तो उसे उन परिसरों के , 

जिन में यह व्यक्ति निवास करता है , कारवार करता है, या 
7. निर्यात मनुप्ति के लिए रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टयों का प्रस्तुत 

व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिए काम करता है , 
किया जाना । इम आवेग के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित 

बाहरी घरवाजे या किसी अन्य सजवश्य स्थान पर चिपका 
संविदाओं के अधीन चाय के निर्यात के लिए कोई अनुप्नि सब लक जारी 

कर और उसको एक लिखित रिपोर्ट तैयार को पाएग । 
नही की जाएगी जब तक की भमुज्ञप्ति के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी 

और उस परिक्षेत्र में निवास करने वाले दो व्यक्तियों 
के समय पेमे रजिस्ट्रीकरण से संबंधित गुमंगत विशिष्टियो , प्रस्तुत नहीं 

शाग साक्षित को भाएगी । 
कर देता है । 

सपाई के लिए अनुमति की विधिमान्यता : इस आदेश के अधीन 
रजिस्ट्रीहत संविधाओं के लिए जारी की गई कोई अनुप्ति रजिस्ट्रीकरण 

(पैरा देखिए ) 
या पैरा 6 के अधीन किए गए विस्तारण की अवधि की तारीख से नम्बे 

चाय (निर्यात विनियम अनुशापन ) आदेश , 1984 के पैरा 5 
दिन के परमात् की गई लदानके लिए विधि मान्य नहीं होगी । 

अधीन निर्यास संविदा के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन । 


प्रम " क " 


3 (ii) 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . . 


- - 


- 


-- - - 

- - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


(T II 
- - - - - - - - 

. 

aufen 
जाय गो 


fuerit, 


2 . Definitions - In this order unless the context 
otherwise requires - 

( a ) Act means the Tea Act, 1953 ; 
(b ) Form means the form appended to this 

order ; 


s17 ft , 

महम माय के लिए निर्यात मविदा के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 
par jam 3710924 ffufzzi 17 at 7 : 
( 1 ) * FIT NA 

( TESTTTTT ) 
( 2 ) fauftaf # afra Ho . . . . 
( 3 ) TITAT, TH TH ETTETT AT FAT fent . . . . 


( c ) green tea means the variety of manu 

factured tea cominercially known as 

green tea ; 
( d ) " instant tea " mcans a water- soluble tca 

powder derived by dehydration of 
aqueous extract of tea ; 


- 


- 


- 


- 


- 


T 


! 


" 


. 


. 


" 


( e ) " licence means a licence granted under 

the provisions of this Order ; 
(f ) “Licensing Authority means, the Chair 

man of the Tea Board ; 


Alah 


. . . . . . . 


. . . . . 


( 4 )W A FIT TA SIT AT . . . ! 
( 5 ) iar 41 . . . . . . . 
( 6 ) afara waOT . . . . 
( 7 ) dfiin . . . . . . . . . . . . 
( 8 ) T : ferrara it . . . . . . . . . . 
( 9 ) 47 fare : Po tem primeren 
( 10 ) FT (FT:01 * 1 ofmy to/fTISTOTA ) 
( 11 ) HTC faran 
( 12 ) qui tufa FEHT Thu # Raiftet . . . . . . 

2. TH ATTA 1979 ( strert . . . 
जो पाय जोर धारा बनाए रखे गए पैनल में है, प्राप्न चाय की बामन 
मूल्यांकन प्रमाणपत्र संलग्न है । 

3. निर्यात सविदा उसको प्रति महित मूल रूप में संलग्न की जाती 
है । कृपया मूल प्रति को रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् लौटा दिया जाए । 

4. # /B ( FETUVA furath BUTTT ) , 1984 
को सावधानीपूर्वक पढ़कर ममाम लिया है और मै/ हम उक्त आदेश के 
उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं । 
FT . 
arty . . . . . 

भवदीय 
( 
H 

AITI ) 
[ Toto - 11012 ( 2 )/81- 77- * ] 

17 to T , 379 


( s ) packet tea means tea packed in unit 

pachs or containers of a type as are 
ordinarily put up for the purpose of retail 
sale under a brand name and have been 
approved by the Tea Board and includes 
packages known as " Jota " of two packs 
packed together in which the net weight 
of tea contained in the basic pack unit 

does not exceed one kilogram ; 
(h ) tea bags means packets containing 

blended or processed tea in bags made 
of filter paper or nylon net containing 
not more than 20 gnis , of tea per bag 
for brewing of tea liquor by direct im 
mersion of such bays in hot or cold water, 
and commercially known as tea bags ; 

and 
(i) " Tca Board means the Tea Board esta. 

blished under section 4 of the Act. 
3 . Export Licensing . No tea shall be cxported 

unless covered by a licence issued in accordance 
with the provisions of this order ; 

Provided that no licence shall be required for 
tea cxported : 


MINISTRY OF COMMERCE 
(Department of Commerce ) 

ORDER 


( a ) by or on behalf of the Central Govern 

ment or the Tea Board ; 


( b ) by means of a postal parcel ; 
( c ) as personal effects of passengers ; 


New Delhi, the 22nd February, 1984 
S . O . 108 ( E ). - In cxcrcise of the powers con 
ferred by section 17 read with sub -section ( 3 ) of 
Section 30 of the Tea Act, 1953 ( 29 of 1953 ), 
the Central Government hereby makes the following 
order namly : 

1 . Short Title and commencement. - ( 1 ) This 
order may be called the Tea (Regulation of Export 
Licensing ) Order, 1984. 

( 2 ) It shall come into force on the expiry of 
15 days from the date of its publication in the 
Official Gazette . 


( d ) for any non - commercial purposes. 
4 . Registration of Export Contracts. Every 
contract for export of tea shall be submitted for 
registration to the Licensing Authority not later 
than the eleventh day of its conclusion , provided 
that no contract in respect of the following shall 
require registration : 
( a ) for export of packet tea, instant tea, tea 

bags and green tea ; and , 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11- - S6C . 3( ii )] 


( b ) for export of tea purchased wholly 

through auctions held at Calcutta , 
Siliguri, Gauhati, Amritsar , Cochin , 
Coonoor or Coimbatore or tea consigned 
for public auctions abroad. 


come to the conclusion that there has been any 
misrepresentation as to any material particular at 
the time of registration of the export contract . 


5 . Submission of Export Contracts for Registra 
tion . - ( a ) Every contract for export of tea required 
to be registered under this order shall be submitted 
in Form A to the Licensing Authority or to any 
officer of the Tea Board specifically authorised in 
this behalf by the Licensing Authority. 

(b ) Every such contract shall be accompanied 
by a valuation report regarding the tea by an in 
dependent broker borne on the panel to be main 
tained by the Tea Board . 


10 . Appeal. - -- Any person aggrieved by an order 
of refusal to register an export contract under para 
graph 5 or refusal to the issue of a licence under 
paragraph 9 may , within a period of 30 days of 
such order or refusal, appeal to the Central Govern 
ment and the Central Government shall, thereupon , 
decide the matter , 


11 . Conditions of Licence .-- - ( 1 ) Every licence 
shall be deemed to have been granted personally 
to the licensee and no licence shall be sold or other 
wise transferred . 


(c ) The Licensing Authority or the officer 
authorised under sub -paragraph ( a ) shall, after 
scrutinising the contract and having regard to the 
valuation report and among other factors, the 
prevailing prices and the contract price , quantity 
involved and destination , register or refuse to 
register a contract. 


( 2 ) Where a licensee sells or otherwise transfers 
his business to another person , the purchaser or 
transferee , as the case may be, shall obtain a fresh 
licence in accordance with the provisions of this 
order . 


( d ) Refusal to register a contract shall be for 
reasons to be recorded in writing and communicated 
to the applicant within a period of 15 days from 
the date of receipt of the request for registration , 


( 3 ) If a licensee ccters into a partnership in 
regard to the business covered by his licence , he 
shall report the fact to the Licensing Authority 
within thirty days of entering into such partnership 
and shall get the licence suitably amended . 


(e ) The Licensing Authority may appoint a 
penal of exports for advising him in the discharge 
of his functions under this Order . 


( 4 ) If a partnership holding a licence is dis 
solved , every person who was a partner immediately 
before such dissolution shall send a report of the 
dissolution to the Licensing Authority within thirty 
days thereof. 


on the date of à rep 30 dad under ut the 


6 . Period of Validity of Registration . A regis 
tration granted under Sub - paragraph ( c ) of para 
graph 5 shall be valid for a period of 90 days from 
the date of grant of registration provided that the 
validity of a registration may be extended by a 
further period of 30 days if Licensing Authority 
or the Officer authorised under Sub -paragraph ( a ) 
of paragraph 5 is satisfied about the suſficiency of 
the reasons for seeking such extension . 


12 . Service of Orders and Directions . - Any 
order or direction made or issued by the Licensing 
Authority or the officer specifically authorised in 
this behalf under sub - paragraph ( a ) of paragraph 5 
shall, 


( a ) in the case of an order of a general nature 

or affecting a class of persons , be notified 
in the Official Gazette ; and , 


7 . Submission of Particulars of Registration for 
Export Licence - No licence for export of tea 
against contracts required to be registered under 
this order shall be issued unless the applicant for 
a licence submits to the Licensing Authority the 
relevant particulars relating to its registration . 

8 . Validity of Licence for Shipment. -- No licence 
issued against contracts registered under this order 
shall be valid for shipments made after 90 days 
from the date of registration or the extended period 
given under paragraph 6 . 


(b ) in the case of an order directed to a 

specified individual, be served on such 
individual 


( i) by delivering or tendering it to that 

individual, or , 


9 . Refusal to grant Export Licence in Certain 
Circumstances. The Licensing Authority or the 
Officer specifically authorised in this behalf under 
Sub -paragraph ( a ) of paragraph 5 may, issue a 
licence or , after giving an applicant an opportunity 
of being heard , refuse to issue a licence if they 


( ii ) if it cannot be so delivered or tendered , 

by affixing it on the outer door or some 
other conspicuous part of the premises 
in which that individual lives or carries 
on business , or personally works for 
gain and a written report thereof shall 
be prepared and witnessed by two 
persons living in the neighbourhood . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. IIII . . . . LILI 


. 


. 


. 


. 


+ 


+ + 


. . 


. 


+ 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


[ATT IIT 3 ( 1) ] 

भारत का राजपन्न : अमाधारण 
= = - - - . - . - - - - - 

- - - - - - -- - - - - -- - - - - - 
Form A 

(5 ) Country of destination 
(See paragraph 5 ) 

(6 ) Delivery schedule 

(7 ) Packing 
Application for Registration of oxport contract under 

(8 ) Net weight in Kgs 
paragraph 5 of Tea (Regulation of Export Licensing ) Order 

( 9 ) Total F . O . B . Value 
1984 . 

(10 ) Uni value (F .O . B . Rs./Kg.) 

( 11) Terms of payment 
ko 
The Licensing Authority , 

(12 ) Quality of Tea with full dos 

cription 
Tea Board 

2 . A Valuation certificate regarding the tcą from an inde 
pendent broker ( Shri/S /Shri. . . . . 

. . . ) borne 
on the panelmaintained by Tea Board is enclosed . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


I 


I 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


Sir , 


3. The export contract is enclosed in original with a copy 
thereoſ. The original nay kindly be roturned after registration . 

4 . I/We have carefully road and under stood the Tea (Regu 
lation of Export Licensing ) Order 1984 and agree to abido 
by the provisions of the said order , 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


. 


. 


1/we apply for registration of an export contract for Teu . 
Necessary particulars are furnished below : 
(1) Name of applicant (in block 

Jetters ) 
(2) Exporters Licence No . 
( 3) Full address to which corres 

pondence should be sent 
(4 ) Name and address of im 

porters . 


I 


+ 


+ 


+ 


. 


. 


. 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


Yours faithfully, 
(Signature of Applicant) 


Date 


II . . . . . H 


II . . . . 


. 


+ 


[File No. K -11 0J2 (2 )/84 -Plant. A ] 

V . C . PANDE , Addl. Sexy , 


1460 G1/83 – 2 


PRINTED RY TH * MANAUER , GOVT. OF INDIA I RESS . RING ROAD , NEW DELHI-110064 


AND PL ALISHED BY THE CONTROLLER ( F PUBLICATIONS , DELH 


1984 


